निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


उक्त 


25 ज्येष्ठ 1938 ( श 0 ) 
संख्या 24 पटना , बुधवार , 

15 जून 2016 (ई 0) 
विषय- सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 
भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और 

भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-7 विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी 0एससी० , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , लॉ 

भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
भाग-1 

और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0, डीप 0 -इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग -2 — बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 8-13 भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं, 
और न्यायालय के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि । 

14-18 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग -4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


--- 


आदेश, 


. 


उच्च 


--- 


2 


बिहार गजट , 

15 


जून 


2016 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचनाएं 

6 अप्रील 2016 
सं ० 2 स्था०-170/14-1260/ वि ० स ० — वित्त ( वै ० दा ० नि ० को ० ) विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक - वै० दा ० नि ० को०-22 / 
बि ० वि ० स०-06/2011-165 ( 22 ) , दिनांक 25.01.2016 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-227 , 230 एवं 248 ( क ) के तहत 
दिनांक 08.12.2015 से 12.12.2015 तक श्री प्रमोद कुमार सिंह , उप - सचिव , बिहार विधान सभा , पटना द्वारा उपभोग की गयी 
उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , अवर सचिव । 


22 अप्रील 2016 
सं ० 1 स्था०-180/ 16-1384/ वि ० स ० - सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या -7/ डी०-1-305 /96 सा ० प्र०-5482 , 
दिनांक 13.04.2016 एवं पटना उच्च न्यायालय , पटना की अधिसूचना संख्या-2161, दिनांक 20.04.2016 के अनुसरण में श्री राम 
श्रेष्ठ राय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गया को सचिव , बिहार विधान सभा के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम 
तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , अवर सचिव । 


3 मार्च 2016 
सं ० 1 स्था०-28/09-772/ वि ० स० — वित्त विभाग के संकल्प सं०-3 - ए -2 - वे.पु०-10/ 10-11989, दिनांक 30.12.11 एवं सभा 
सचिवालय के ज्ञापांक -251 , दिनांक 27.01.16 के अनुसरण में सेवानिवृत्त अधीक्षक (टंकक संवर्ग ) का दिनांक 01.01.06 के 
पुनरीक्षित वेतनमान PB-2-9300-34,800/ - रू ० में ग्रेड वेतन -4600 / - रू ० संलग्न विवरणी में निर्धारित किया जाता है । 

भविष्य में वेतन निर्धारण के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर निर्धारित वेतन तदनुसार संशोधित 
कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि वसूली । प्रतिपूर्ति कर ली / दी जायेगी । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 
विनोद कुमार विद्यार्थी, अवर सचिव । 


4 फरवरी 2016 
सं ० 1 स्था०-253/ 11-445 /वि ० स ० - कैप्टन भानु प्रकाश सिन्हा, सेवानिवृत्त मार्शल , बिहार विधान सभा सचिवालय को 
सभा सचिवालय के कार्यहित में अधिसूचना संख्या -1910 , दिनांक 22.08.2015 के क्रम में मार्शल के रिक्त स्थायी पद के विरूद्ध 
नियोजन की सेवा अवधि अगले छः माह यानि 01.08.2016 तक अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति होने की तिथि , 
जो पहले हो तक के लिए विस्तारित किया जाता 

है 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , अवर सचिव । 


। 


1 फरवरी 2016 
सं ० 1 स्था०-253/ 11-365/ वि ० स ० - सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 10000 दिनांक 
10.07.2015 में किये गए प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के आलोक में सभा सचिवालय की अधिसूचना 


बिहार गजट, 15 जून 2016 

3 
संख्या -2387 , दिनांक 02.12.2011 द्वारा बिहार विधान सभा सचिवालय के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को संविदा के आधार 
पर नियुक्ति संबंधी मार्गदर्शिका, 2011 की कंडिका -6 एवं 9 ( ख ) ( अप ) में उल्लिखित 65 वर्ष को 67 वर्ष से प्रतिस्थापित किया 
जाता है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

राजीव कुमार, प्रभारी सचिव । 


29 जनवरी 2016 
सं ० 1 स्था०-151/15-337/ वि ० स ० — बिहार विधान सभा की अधिसूचना संख्या- 2486 दिनांक 30.11.2015 के क्रम में 
लेखन सामग्री शाखा द्वारा मे ० कोरस इंडिया लिमिटेड , पटना को प्रतिलिपिकरण शाखा में अधिष्ठापित तीन रिशोकॉपियर प्रिंटर मशीन 
के रख रखाव मद में अंके 6742 / - ( छः हजार सात सौ बयालिस ) रूपये का अधिक भुगतान से संबंधित अनियमितता की जाँच 
एवं जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए दो माह के निर्धारित समय सीमा के अंदर जाँच पूरी नहीं होने के कारण जाँच पदाधिकारी के 
अनुरोध के आलोक में जाँच कार्य पूरी कर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु तीन माह के लिए अवधि विस्तारित की जाती है । 

साथ ही जाँच पदाधिकारी को यह निदेश दिया जाता है कि वे तीन माह में निश्चित रूप से जाँच कार्य पूरी कर प्रतिवेदन 


सौंप दें । 


अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से . 

असीम कुमार , अवर सचिव । 


18 जनवरी 2016 
सं ० 1 स्था०-156 /15-156/ वि ० स ० – माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव के दो पदों में से एक पद पर 
श्री बिशम्भर झा (वाह्य व्यक्ति ) को पी ० बी०-2-9300-34,800/ -रू ० में अनुमान्य ग्रेड वेतन -4800 / -रूपये के प्रारंभिक 
प्रक्रम -13,350/ - रूपये यानि कुल 18,150/ - रूपये प्रतिमाह नियत वेतन तथा अनुमान्य महँगाई भत्ता , मकान किराया भत्ता एवं 
चिकित्सा भत्ता के साथ दिनांक 02.12.2015 के अप ० से वर्तमान माननीय अध्यक्ष के कार्यकाल या उनके प्रसाद पर्यन्त जो भी 
पहले हो , तक अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है । पाँच सौ रूपये प्रतिमाह मोबाईल रिचार्ज कूपन के लिए नकद भुगतान की 
सुविधा ( कार्यालय व्यय से विकलनीय ) देय होगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

असीम कुमार, अवर सचिव । 


18 जनवरी 2016 
सं ० 2 स्था०-02/ 16-158/ वि ० स ० - बिहार सेवा संहिता के नियम -73 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या -3 ए- 7 - महा ० 
-01/2005-1500वि ०( 2 ), दिनांक 24.03.2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -499 , दिनांक 12.04.2005 के 
अनुसरण में श्री सत्येन्द्र नारायण विश्वकर्मा, प्रशाखा पदाधिकारी , बिहार विधान सभा सचिवालय की आयु 60 वर्ष पूरी होने के 
फलस्वरूप इन्हें दिनांक 31.01.2016 के अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , अवर सचिव । 

2 फरवरी 2016 
सं ० 2 स्था०-34/13-399/ वि ० स ० - सभा सचिवालय के अधिसूचना सं०-630, दिनांक 16.05.2005 द्वारा प्रवृत्त वित्त 
विभाग , बिहार के संकल्प सं०-3/ एम2-5-1/ 99 , खण्ड 1829 वि ० ( 2 ), दिनांक 07.04.2005 और महालेखाकार ( लेखा एवं का 
हकदारी ) कार्यालय , बिहार, पटना से प्राप्त पत्रांक - जी ०ई ० :12- BLA-XVI - 11-1105 , दिनांक 22.12.2015 के आलोक में श्री लाला 
कमल किशोर सिन्हा, सेवानिवृत्त अवर सचिव (निजी सहायक संवर्ग) , बिहार विधान सभा, पटना को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 
31.10.2015 तक उनके कोष में संग्रहित 300 ( तीन सौ ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य अवकाश वेतन 
तथा उस वेतन पर प्रचलित दर पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के समतुल्य नकद राशि के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

असीम कुमार, अवर सचिव । 


4 


बिहार गजट , 15 जून 2016 


4 अप्रील 2016 
सं ० 2 स्था०-65 / 2009-1203 / वि ० स० - वित्त- ( वै० दा ० नि ० को ० ) विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक - वै० दा ० नि ० को०-22 
वि ० स०-03 /14-1436 ( 22 ), दिनांक 10.12.2015 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 ( क ) के तहत दिनांक 
18.08.2015 से 04.09.2015 तक एवं वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० ) विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक - वै० दा ०नि ० को०-22 
वि ० स०-03/14-64( 22 ) , दिनांक 12.01.2016 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 ( क ) के तहत दिनांक 
15.10.2015 से 19.10.2015 एवं दिनांक 30.10.2015 से 04.11.2015 तक श्री विनोद कुमार विद्यार्थी, अवर सचिव , बिहार विधान 
सभा , पटना को उपार्जित अवकाश तथा उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक 05.09.2015 से 06.09.2015 एवं दिनांक 
20.10.2015 से 25.10.2015 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , अवर सचिव । 


7 अप्रील 2016 
सं ० 2स्था०-163/07-1268 /वि ० स ० - वित्त-( वै० दा ०नि ० को ० ) विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक - वै० दा ० नि ० को०-22 / 
वि ० स०-07/ 13-1543 ( 22 ) , दिनांक 28.12.2015 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 ( क ) के तहत श्री असीम 
कुमार , अवर सचिव , बिहार विधान सभा , पटना को दिनांक 24.09.2015 से 26.09.2015 तक उपार्जित अवकाश एवं उक्त संहिता 
के नियम -159 के तहत दिनांक 27.09.2015 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , अवर सचिव । 


18 मार्च 2016 
सं ० 2 स्था०-25 /14-1023/ वि ० स ० - सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या -1900 , दिनांक 26.11.13 द्वारा श्री सुधीर 
कुमार गोईत, सेवानिवृत्त प्रशासी पदाधिकारी के असंचयी प्रभाव से दिनांक 01.07.2014 से रोकी गयी एक वार्षिक वेतनवृद्धि पर से 
रोक हटाते हुए उन्हें रोकी गयी वार्षिक वेतनवृद्धि विमुक्त की जाती है । 
एतद् विषयक निर्गत अधिसूचना संख्या-1900 , दिनांक 26.11.13 को इस हद तक संशोधित समझा जाए । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , अवर सचिव । 


12 अप्रील 2016 
सं ० 2 स्था०-95/ 15-1328/ वि ० स ० — वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० ) विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक - वै० दा ० नि ० को०-22 / 
वि ० स०-07/13-1541 ( 22 ) पटना, दिनांक 28.12.2015 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 ( क ) के तहत श्री 
प्रदीप कुमार राय , अवर सचिव , बिहार विधान सभा , पटना को दिनांक 01.09.2015 से 09.09.2015 तक उपभोगित उपार्जित 
अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

असीम कुमार, अवर सचिव । 


17 फरवरी 2016 
सं ० 2स्था०-238/15-575/ वि ० स ० - सभा सचिवालय के अधिसूचना सं०-630 , दिनांक 16.05.2005 द्वारा प्रवृत्त वित्त 
विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं०-3/ एम - 2-5-1/99 , खंड -1829 वि ० ( 2 ), दिनांक 07.04.2005 और महालेखाकार ( लेखा एवं 
हकदारी ) का कार्यालय , बिहार, पटना से प्राप्त पत्रांक - जी ० ई० :12- BLA-XVIII - 14-1292 , दिनांक 29.01.2016 के आलोक में श्री 
ज्योति कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य प्रतिवेदक , बिहार विधान सभा को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.12.2015 तक उनके कोष में 
संग्रहित 300 ( तीन सौ ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य अवकाश वेतन तथा उस वेतन पर प्रचलित दर 
पर अनुमान्य मँहगाई भत्ता के समतुल्य नकद राशि के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 
विनोद कुमार विद्यार्थी, प्रभारी सचिव । 


बिहार गजट , 15 जून 2016 


5 


2 फरवरी 2016 
सं ० 2 स्था०-155/15-391/वि ० स ० – श्री आजाद कुमार , प्रतिवेदक , बिहार विधान सभा को महालेखाकार , बिहार , पटना के 
पत्रांक - जी ०ई :12- BLA-XVIII - 19-1077 , दिनांक 16.12.2015 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 ( क ) 
के तहत दिनांक 15.09.2015 से 29.09.2015 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है , उक्त संहिता के नियम -159 के तहत 
दिनांक 25.09.2015 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 
विनोद कुमार विद्यार्थी, प्रभारी सचिव । 


3 मई 2016 
सं ० कृ ० उ० वि ० स०-02/ 2015-2142/ वि ० स ० - सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -1375, दिनांक 04.04.2016 के 
क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान सभा ने श्री ज्ञानेन्द्र 
कुमार सिंह , स ० वि ० स ० ( क्षेत्र सं०-179 ) को निवेदन समिति एवं श्री नीरज कुमार सिंह , स० वि ० स ० ( क्षेत्र सं0-45 ) को जिला 
परिषद् एवं पंचायती राज समिति के बदले वर्ष 2016-17 के लिए गठित कृषि उद्योग विकास समिति का सदस्य मनोनीत किया है । 

अतएव माननीय सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह , स० वि ० स ० एवं श्री नीरज कुमार सिंह , स ० वि ० स० अधिसूचना निर्गत होने 
की तिथि से क्रमशः निवेदन समिति एवं जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति के सदस्य नहीं रहेंगे । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

राम श्रेष्ट राय , सचिव । 


16 मई 2016 
सं ० कृ ० उ ० वि ० स०-02 /2015-2285 / वि ० स ० - सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -1375, दिनांक 04.04.2016 एवं 
अधिसूचना संख्या-2142 , दिनांक 03.05.2016 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि 
माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान सभा द्वारा श्री सरफराज आलम , स ० वि ० स ० ( क्षेत्र सं0-50 ) वर्ष 2016-17 के लिए गठित कृषि 
उद्योग विकास समिति का सदस्यता से उन्मुक्त किया गया है । 

अतएव माननीय सदस्य श्री सरफराज आलम , स ० वि ० स ० अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से कृषि उद्योग विकास समिति 
के सदस्य नहीं रहेंगे । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

राम श्रेष्ट राय , सचिव । 


3 मई 2016 
सं ० 1 स्था०-195/16-1624/ वि ० स ० - सभा सचिवालय के कार्यहित में अधिसूचना संख्या-445, दिनांक 04.02.2016 के 
क्रम में मार्शल के रिक्त स्थायी पद के विरूद्ध संविदा के आधार पर कार्यरत कैप्टन भानु प्रकाश सिन्हा, सेवानिवृत्त मार्शल , बिहार 
विधान सभा सचिवालय की सेवा अवधि नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने तक या अगले छः माह यानि दिनांक 01.02.2017 तक ( जो 
पहले हो ) के लिए विस्तारित की जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

असीम कुमार, अवर सचिव । 


21 अप्रील 2016 
सं ० अ ० क ० स०-01/ 2016-790/ वि ० स ० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या- अ ० क ० स०- 01 /2016-680/ वि ० स ० 
दिनांक 04.04.2016 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय सदस्य श्री मो ० 
इलियास हुसैन , स ० वि ० स० अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए गठित अल्पसंख्यक कल्याण समिति 
के सदस्य नहीं रहेंगे । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , अवर सचिव । 


6 


बिहार गजट , 15 जून 2016 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

31 मई 2016 
सं ० 1 / अ0-05 / 2010 - सा 0 प्र0-7729 - श्री पंकज कुमार पाल , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2002 ), जिला 
पदाधिकारी, पूर्णिया को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के 
अधीन दिनांक 02.06.2016 से 12.06.2016 तक कुल 11(ग्यारह) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विजय मोहन नागपटनी , अवर सचिव । 


क्र . 


1 


2 


3 


4 


2 जून 2016 
सं ०1 / सी0-1012 / 2016 - सा 0 प्र0-7909 - लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी 
में प्रथम चरण (फेज -1) के व्यावसायिक प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष,2015 
बैच के परीक्ष्यमान पदाधिकारियों को उनके द्वारा राज्य सरकार के अधीन पदभार ग्रहण की तिथि से जिला 
प्रशिक्षण हेतु उनके नाम के समक्ष अंकित जिला में सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी के रूप में 
पदस्थापित किया जाता है : 
पदाधिकारी का नाम एवं बैच 

संबंधित जिला 
श्री सुहर्ष भगत ( 2015 ) 

पूर्वी चम्पारण ( मोतिहारी ) 
श्री भावेश मिश्र ( 2015 ) 

भागलपुर 
श्री अमन समीर ( 2015 ) 

बाँका 
श्री सावन कुमार ( 2015 ) 

मुजफ्फरपुर 
श्री सज्जन आर (2015 ) 

नालन्दा 
श्री प्रशांत कुमार 

सी एच ( 2015 ) 
सुश्री जे 0 प्रियदर्शिनी ( 2015 ) 

पटना 
श्री घनश्याम मीणा( 2015 ) 

जहानाबाद 
श्री मनेश कुमार मीणा( 2015 ) 

पश्चिमी चम्पारण ( बेतिया ) 
2. साथ ही , दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा -20 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन 
उपर्युक्त पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी नियुक्ति किया जाता 
है । इन सभी पदाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 ) की धारा -144 के अंतर्गत भी शक्तियाँ प्रदान 
की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विजय मोहन नागपटनी , अवर सचिव । 


5 


6 


गया 


7 


8 


9 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

9 जून 2016 
सं ० 8 / पी०-1-02 / 2016–3141 - जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के निम्नांकित सहायक अभियंता ( असै० ) जो 
मुख्यालय ( जल संसाधन विभाग) में पदस्थापन की प्रतिक्षा में हैं, को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 3 में अंकित स्थान से 
स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है: 
नाम / आई ० डी ० कोड / वर्तमान 

नव पदस्थापित स्थान 

अभ्युक्ति 
सं ० 

पदस्थापन 
3 

4 
पदस्थापन की अवर प्रमंडल पदाधिकारी बाढ नियंत्रण अवर 

विभागीय अधिसूचना 


क्र ० 


गृह जिला 


2 


5 


श्री अभिषेक कुमार / 


बिहार गजट , 15 जून 2016 


7 


गृह जिला 


क्र ० नाम / आई ० डी ० कोड / वर्तमान 

नव पदस्थापित स्थान 

अभ्युक्ति 
सं ० 

पदस्थापन 
5319 / मुजफ्फरपुर 

प्रतिक्षा में प्रमंडल- 2 समस्तीपुर ( बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल संख्या- 3258 दिनांक 
समस्तीपुर के अन्तर्गत ) 

14.07.15 क्रमांक- 93 

को निरस्त करते हुए । 
2 श्री सुरेन्द्र कुमार / जे० पदस्थापन की प्राक्कलन पदाधिकारी समग्र योजना, अन्वेषण 

रिक्त पद पर 
7720 / गोपालगंज 

प्रतिक्षा में प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल, बिहारशरीफ 
3 श्री सच्चिदानन्द सिन्हा / पदस्थापन की प्राक्कलन पदाधिकारी उत्तर कोयल नहर 

रिक्त पद पर 
जे 4966 / दरभंगा 

प्रतिक्षा में प्रमंडल , अम्बा ( औरंगाबाद ) 
2. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

3. सभी पदाधिकारी ( सहाअभि ०) अपने पदस्थापित स्थान पर योगदान देकर प्रभार ग्रहण कर प्रतिवेदन मुख्यालय 
को समर्पित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मो ० परवेज अख्तर, अवर सचिव ( प्रबंधन) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 13-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


8 


बिहार गजट , 15 जून 2016 


भाग-2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 

आदेश , अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


: 


अधिसूचनाएं 

4 अप्रील 2016 
सं ० प्रश्न एवं ध्या ० स०-13/2015-682 / वि ० स० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि 
बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -292 ( क ) ( 1 ) के अधीन माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान 
सभा ने वर्ष 2016-17 के लिए षोडश बिहार विधान सभा की " प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति " का गठन निम्न प्रकार किया है 
1 . श्री अमर नाथ गामी 

स ० वि ० स ० 

सभापति 
2 . श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
3 . श्री पन्नालाल सिंह पटेल 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
4 . श्रीमती अरूणा देवी 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
5 . श्री तारकिशोर प्रसाद 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
6 . श्री नारायण प्रसाद 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
7 . श्री मोहम्मद नवाज आलम 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
8 . श्री गुलाब यादव 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
9 . श्री राजीव 

कुमार उर्फ मुन्ना यादव 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
10 . डॉ ० सी ० एन ० गुप्ता 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
11 . श्री रणविजय सिंह 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
12. श्री शत्रुधन तिवारी 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
13. श्री मदन मोहन तिवारी 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
14. 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
15 . श्रीमती एज्या यादव 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री अमर नाथ गामी, स० वि ० स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । इस समिति का कार्यकाल 
अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 तक होगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 
राजीव कुमार , 

प्रभारी सचिव । 


श्री अमीत कुमार 


4 अप्रील 2016 
सं ० अ ० क ० स०-07/ 2016-680/ वि ० स ० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि माननीय 
अध्यक्ष , बिहार विधान सभा ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -59 के तहत् वित्तीय वर्ष 
2016-17 के लिए षोडश बिहार विधान सभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति का गठन निम्न प्रकार किया है : 
1 . श्री शरफुदीन 

स ० वि ० स ० 

सभापति 
2 . श्री मो ० इलियास हुसैन 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
3 . श्री सरफराज आलम 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 


बिहार गजट , 

15 जून 


2016 


9 


4 . डा ० मुहम्मद जावेद 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
5 . डा ० फैयाज अहमद 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
6 . मो ० अख्तरूल इस्लाम शाहीन 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
7 . मो ० नेमतुल्लाह 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
8 . श्री नौशाद आलम 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
9 . श्री मुजाहिद आलम 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री शकील अहमद खान 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
11 . श्री फराज फातमी 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
12. मो ० नवाज आलम 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री शरफुदीन , स ० वि ० स ० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल 31 मार्च, 
2017 तक होगा । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राजीव कुमार , प्रभारी सचिव । 


10. 


। 


श्री प्रमोद कुमार 


श्री राजेंद्र कुमार 


4 अप्रील 2016 
सं ० शू ० काल -14/16-1336/ वि ० स ० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधान 
सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -59 के अधीन माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान सभा ने वर्ष 2016-2017 
के लिए षोडश बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति का गठन निम्न प्रकार से किया है : 
1 . श्री रामप्रीत पासवान 

स ० वि ० स ० 

सभापति 
2 . 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
3 . श्री ददन यादव 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
4 . श्री विजय कुमार सिन्हा 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
5 . 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
6 . श्रीमती मंगिता देवी 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
7 . श्री हरिशंकर यादव 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
8 . श्री जय वर्धन यादव उर्फ बच्चा यादव स ० वि ० स ० 

सदस्य 
9 . श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
10 . श्री केदार प्रसाद गुप्ता 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
11 . श्री विद्यासागर केशरी 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
12. श्री राज कुमार साह 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री रामप्रीत पासवान , स ० वि ० स ० , इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल 
अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31.03.2017 तक के लिए होगा । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राजीव कुमार , प्रभारी सचिव । 


4 अप्रील 2016 
सं ० शू ० काल -05/2016-1338/ वि ० स ० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार 
विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -258 के अधीन माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान सभा ने वर्ष 
2016-2017 के लिए पुस्तकालय समिति का गठन निम्न प्रकार से किया है 
1 . श्री जीतन राम मांझी 

स ० वि ० स ० 

सभापति 
2 . श्री गिरिधारी यादव 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
3 . श्री मुंद्रिका सिंह यादव 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 


: 


10 


बिहार गजट , 15 जून 2016 


4 . श्री अवधेश सिंह 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
5 . श्री शम्भु नाथ यादव 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
6 . श्री राजीव नन्दन 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री जीतन राम माँझी, सवि० स ० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । इस समिति का कार्यकाल 
अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 तक होगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राजीव कुमार, प्रभारी सचिव । 


4 अप्रील 2016 
सं ० आवास -26/16-1340 / वि ० स ० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधान 
सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -259 के अधीन माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने वर्ष 
2016-2017 के लिए षोडश बिहार विधान सभा की आवास समिति का गठन निम्न प्रकार से किया है : 
1 . डॉ ० रामानुज प्रसाद 

स ० वि ० स ० 

सभापति 
2 . श्री वृज किशोर विंद 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
3 . श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
4 . श्री प्रभुनाथ प्रसाद 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
5 . श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी स ० वि ० स ० 

सदस्य 
डॉ ० रामानुज प्रसाद , स ० वि ० स ० इस समिति के सभापति तथा बिहार विधान सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का 
कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि से 31.03.2017 तक के लिए होगा । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राजीव कुमार , प्रभारी सचिव । 


4 अप्रील 2016 
सं ० कृ ० उ ० वि ० स०-02/2015-1375/ वि ० स ० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि 
बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -59 के अधीन माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान सभा ने वर्ष 
2016-17 के लिए षोडश बिहार विधान सभा की कृषि उद्योग विकास समिति का गठन निम्न प्रकार किया है : 
1. श्री अशोक कुमार सिंह -97 

स ० वि ० स ० 

सभापति 
2. श्री सरफराज आलम 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 


3. श्री विजय कुमार मंडल 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
4. श्री महबूब आलम 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
5. श्री अरूण कुमार 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
6. श्री सुनील चौधरी 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
7. श्री अशोक कुमार सिंह -203 ( रामगढ़ ) 

स ० वि ० स ० 

सदस्य । 
श्री अशोक कुमार सिंह, स० वि ० स० , क्षेत्र संख्या -97 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति 
का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 तक होगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राजीव कुमार, प्रभारी सचिव । 


4 अप्रील 2016 
सं ० बि ० वि ० वि ० स०-02 / 2015-1220 / वि ० स ० - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि 
माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -59 के तहत वर्ष 
2016-17 के लिए षोडश बिहार विधान सभा की " बिहार विरासत विकास समिति " का गठन निम्न प्रकार किया है 
1. श्री विनोद प्रसाद यादव 

स ० वि ० स ० 

सभापति 


: 


बिहार गजट , 15 जून 2016 


11 


2. श्री अशोक कुमार सिंह 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
3 . श्री कुमार सर्वजीत 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
4. श्री विनय बिहारी 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
5. श्री रवि ज्योति कुमार 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
6. डॉ ० राजेश कुमार 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
7. श्री राज किशोर सिंह 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
8. श्रीमती वर्षा रानी 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
9 . श्री आनन्द शंकर सिंह 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री विनोद प्रसाद यादव , सवि० स ० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । इस समिति का 
कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 तक होगा । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 
राजीव कुमार , 

प्रभारी सचिव । 


श्री श्रवण कुमार 


8 जनवरी 2016 
सं ० सा ० प्र ० स०-1/16-75/ वि ० स ० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि अध्यक्ष , बिहार 
विधान सभा ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 290 के अधीन वर्ष 2015-16 की शेष 
अवधि के लिए सामान्य प्रयोजन समिति का गठन निम्न प्रकार किया है : 
1 . श्री विजय 

कुमार चौधरी 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा सभापति 
2. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी 

मंत्री , उर्जा विभाग 

सदस्य 
3. श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव 

मंत्री , उर्जा विभाग 

सदस्य 
4 . 

मंत्री , संसदीय कार्य विभाग 

सदस्य 
5. श्री प्रेम कुमार 

नेता, विरोधी दल 

सदस्य 
6 . श्री जीतन राम माँझी 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
7. श्री रामदेव राय 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री ललन पासवान स ० वि ० स ० 

सदस्य 
9 . श्रीमती लेशी सिंह स ० वि ० स ० 

सदस्य 
10. श्री भाई बीरेन्द्र 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान सभा इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल 
अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2016 तक होगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राजीव कुमार , प्रभारी सचिव । 


8 . 


7 अप्रील 2016 
सं ० सा ० प्र ० स०-1/16-1273/ वि ० स ० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि अध्यक्ष, बिहार 
विधान सभा ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 290 के अधीन वर्ष 2016-17 के लिए 
षोडश बिहार विधान सभा की सामान्य प्रयोजन समिति का गठन निम्न प्रकार किया है : 
1. श्री विजय कुमार चौधरी 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा सभापति 
2 . श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी मंत्री , उर्जा विभाग 

सदस्य 
3 . श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव 

मंत्री , उर्जा विभाग 

सदस्य 
4 . श्री श्रवण कुमार मंत्री, संसदीय कार्य विभाग 

सदस्य 
5. श्री प्रेम कुमार 

नेता , विरोधी दल 

सदस्य 
6. श्री जीतन राम मांझी 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 


12 


बिहार गजट , 

15 


जून 


2016 


7. श्री रामदेव राय 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
8 . श्री ललन पासवान 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
9. श्रीमती लेशी सिंह 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
10. श्री भाई बीरेन्द्र 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । इस समिति का 
कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 तक होगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 
राजीव कुमार, 

प्रभारी सचिव । 


: 


7 अप्रील 2016 
सं ० वि ० स ० नियम -01/ 2016-730/ वि ० स ० - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय 
अध्यक्ष , बिहार विधान सभा ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -287 के तहत वर्ष 
2016-17 के लिए षोडश बिहार विधान सभा की नियम समिति का गठन निम्न प्रकार किया है 
1 . श्री विजय कुमार चौधरी अध्यक्ष, बिहार विधान सभा 

सभापति 
2 . श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी मंत्री , वित्त विभाग 

सदस्य 
3 . श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव मंत्री, उर्जा विभाग 

सदस्य 
4 . श्री श्रवण कुमार मंत्री, संसदीय कार्य विभाग 

सदस्य 
5 . श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, विधि विभाग 

सदस्य 
6 . नेता विरोधी दल 

सदस्य 
7 . श्री सदानंद सिंह स ० वि ० स ० 

सदस्य 
8 . श्री मोहम्मद इलियास हुसैन स ० वि ० स ० 

सदस्य 
9 . श्री नन्दकिशोर यादव स ० वि ० स ० 

सदस्य 
10. श्री महबूब आलम स ० वि ० स ० 

सदस्य 
11. श्री राजू तिवारी स ० वि ० स ० 

सदस्य 
माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल 
अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 तक होगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राजीव कुमार, प्रभारी सचिव । 


श्री प्रेम कुमार 


8 जनवरी 2016 
सं ० वि ० स ० नियम -01/ 2016-33 /वि ० स०- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष , 
बिहार विधान सभा ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -287 के तहत वर्ष 2015-16 की 
शेष अवधि के लिए षोडश बिहार विधान सभा की नियम समिति का गठन निम्न प्रकार किया है 
1. श्री विजय 

कुमार चौधरी अध्यक्ष , बिहार विधान सभा 

सभापति 
2 . श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी मंत्री , वित्त विभाग 

सदस्य 
3. श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव मंत्री , उर्जा विभाग 

सदस्य 
4. श्री श्रवण कुमार मंत्री, संसदीय कार्य विभाग 

सदस्य 
5. श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा मंत्री , लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण , विधि विभाग 

सदस्य 
6. श्री प्रेम कुमार नेता विरोधी दल 

सदस्य 
7. श्री सदानंद सिंह स ० वि ० स ० 

सदस्य 
8. श्री मोहम्मद इलियास हुसैन स ० वि ० स ० 

सदस्य 
9. श्री नन्दकिशोर यादव स ० वि ० स ० 

सदस्य 
10. श्री महबूब आलम स ० वि ० स ० 

सदस्य 


बिहार गजट , 15 जून 2016 


13 


11. श्री 

राजू तिवारी स ० वि ० स ० 

सदस्य 
माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान सभा इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल 
अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2016 तक होगा । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राजीव कुमार, प्रभारी सचिव । 


12 जनवरी 2016 


सं ० सी.टी. - 17/02-119/ वि ० स ० - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार वित्त 
नियमावली के नियम -142 ( 2 ) के तहत बिहार विधान सभा सचिवालय में अतिरेक / बेकार/रद्दी कागजातों को अतिरेक /रद्द/ बेकार 
घोषित करने एवं उसकी नीलामी हेतु निम्न रूप में समिति का गठन किया जाता है : 

1. उप - सचिव , अवधायक शाखा 
2. उप - सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी 
3 . अवर सचिव , स्थापन शाखा 
4 . अवर सचिव , लेखन सामग्री शाखा 
5 . अवर सचिव , पुस्तकालय शाखा । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 13-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


14 


बिहार गजट , 15 जून 2016 


बिहार 


गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी 

द्वारा प्रकाशित 


सं ० 5निगो0 वि 0 (5 ) 15/2014 खण्ड -141 नि ० गो ० 

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


संकल्प 


7 जून 2016 
श्री सुधीर कुमार ओझा, पिता - श्री कृष्णदेव ओझा, ग्रा o + पो 0 - लहलादपुर पताही, थाना - सदर, जिला - मुजफ्फरपुर के द्वारा 
वर्ष 2003 से 2007 एवं 1 जनवरी 2008 से 31 जनवरी 2008 तक पशु रक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम में दवा क्रय में हुयी वित्तीय अनियमितता 
के लिए नालिसी वाद संख्या -79 / 09 माननीय निगरानी विशेष न्यायाधीश, निगरानी , उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में दायर 
की गयी । उक्त मामले में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2011 को पारित न्याय निर्णय में मामले की जाँच निगरानी अन्वेषण 
ब्यूरो , बिहार, पटना से कराने का आदेश दिया गया । उक्त आलोक में निम्नांकित 7 ( सात ) सरकारी सेवकों के विरूद्ध निगरानी थाना 
कांड संख्या -49 / 11 दिनांक 01.08.2011 दर्ज की गयी । 

(1 ) डा 0 प्रबोध कुमार सिंह, तदेन जिला पशुपालन पदा0 , मुजफ्फरपुर (दि 0 31.08.2010 को सेवा निवृत) । 
(2 ) डा 0 सुभाष चन्द्र चौधरी, तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ( दि 0 31.01.2010 को सेवा निवृत) । 
( 3 ) डा 0 शारदा कुमार, तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी, दरभंगा (दि 0 30.06.2008 को सेवा निवृत ) । 
( 4 ) डा 0 गोरख प्रसाद यादव , तत्कालीन पशुपालन पदाधिकारी, बेतिया (दि 0 30.06.2009 को सेवा निवृत ) । 
( 5 ) डा0 दिलीप कुमार झा, तत्कालीन पशुपालन पदाधिकारी,मधुबनी ( दि 0 31.07.2012 को सेवा निवृत) । 
(6 ) 

पशुपालन पदाधिकारी, हाजीपुर (दि 0 31.07.2009 को सेवा निवृत ) । 
( 7) डा 0 प्रेम कुमार झा , तत्कालीन पशुपालन पदाधिकारी, मोतिहारी ( सेवारत् ) । 

2. उपरोक्त कंडिका 1 में उल्लेखित क्रमांक- (1) से (6) पर अंकित पदाधिकारी सेवा निवृत हो चुके हैं अतएव उनके विरूद्ध 
विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना से परामर्श की अपेक्षा की गयी । 

उक्त आलोक में पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी ) के तहत मामला कालबाधित होने के कारण बिहार पेंशन नियमावली 
के नियम 139 (ग) के आलोक में कार्रवाई करने का परामर्श सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया गया । 

4. सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय पत्रांक -632निगो० दिनांक 11.09.2014 के द्वारा डा 0 
प्रबोध 

कुमार सिंह से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 ( ग) के तहत स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा जिला पदाधिकारी, 
मुजफ्फरपुर से बगैर अनुमति प्राप्त किये दिनांक 24.10.2008 को पशु क्रूरता निवारण सोसायटी का गठन करने तथा गठन में बरती गयी 


डा ० प्रेम 

कुमार, तत्कालीन 


बिहार गजट , 15 जून 2016 


15 


अनियमितता के लिए आरोप गठित (प्रपत्र - क ) कर विभागीय पत्रांक -631 निगो० दिनांक 11.09.2014 के द्वारा भी डा 0 सिंह से 
स्पष्टीकरण की माँग की गयी । 

5. उक्त आलोक में डा ० सिंह से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के कारण दिनांक 01.04.2015 को दैनिक समाचार पत्र के माध्यम 
से स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु सूचना प्रकाशित की गयी । इसके बावजूद डा 0 सिंह का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हो सका फलस्वरूप 
बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 ( ग) के प्रावधानानुसार कार्रवाई के बिन्दू पर सामान्य प्रशासन विभाग,बिहार, पटना का परामर्श 
पुनः प्राप्त किया गया । 

6. उक्त आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा परामर्श दिया गया कि “ अगर अबतक डा 0 सिंह का 
स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है तो माना जाना चाहिए कि उन्हें कुछ नहीं कहना है । उनके स्पष्टीकरण के इंतजार में पूर्व 
से ही अत्यधिक विलंब से चल रही कार्यवाही को और अधिक विलंब किया जाना किसी दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता 


है । " 


7. उक्त परामर्श के आलोक में मामले की समीक्षा सरकार स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि मामला भ्रष्टाचार 
से संबंधित है अतएव दवा क्रय में बरती गयी वित्तीय अनियमितता एवं पद के दुरूपयोग करने संबंधी आरोपों के लिए राज्य सरकार द्वारा 
डा 0 प्रबोध कुमार सिंह के पूर्णपेंशन को जब्त करने का निर्णय लिया गया है । 

8. उक्त निर्णय के आलोक में डा 0 प्रबोध कुमार सिंह, तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवा निवृत 
के पूर्ण पेंशन को जब्त करने के अनुशासनिक दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक -33 निगो0 दिनांक 19.02.2016 के द्वारा बिहार लोक 
सेवा आयोग, पटना से परामर्श / सहमति की अपेक्षा की गयी । 

9. उक्त आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक -5 प्रो 0 37-02 / 2016 (37) / लो 0 से0 ओ0 दिनांक 05.04.2016 के 
द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि "बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत पेंशन से कटौती के विनिश्चित दण्ड 
प्रस्तावों में आयोग की सहमति अथवा अभिमत प्राप्त किये जाने का प्रावधान नहीं है । " 

10. आयोग से प्राप्त उक्त परामर्श / सहमति के आलोक में मामले की समीक्षा सरकार स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरांत श्री 
सिंह के पूर्ण पेंशन को जब्त करने संबंधी निर्णय को यथावत् रखा गया । 

11. अतः उक्त निर्णय के आलोक में डा 0 प्रबोध कुमार सिंह, तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवा 
निवृत के पूर्णपेंशन को जब्त की जाती है । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से. 
ब्रजेश्वर पाण्डेय , अवर सचिव । 


सं ० 5निगो0 वि 0 (5) 15/2014 खण्ड -142 नि ० गो ० 


संकल्प 


जिला - मुजफ्फरपुर 


7 जून 2016 
श्री सुधीर कुमार ओझा, पिता - श्री कृष्णदेव ओझा, ग्रा 0+ पो 0 - लहलादपुर पताही, थाना - सदर , 
के 

द्वारा वर्ष 2003 से 2007 एवं 1 जनवरी 2008 से 31 जनवरी 2008 तक पशु रक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम में दवा क्रय 
में हुयी वित्तीय अनियमितता के लिए नालिसी वाद संख्या -79 / 09 माननीय निगरानी विशेष न्यायाधीश, निगरानी , उत्तर बिहार , 
मुजफ्फरपुर 

के न्यायालय में दायर की गयी । उक्त मामले में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2015 को पारित न्याय निर्णय में 
मामले की जाँच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो , बिहार , पटना से कराने का आदेश दिया गया । उक्त आलोक में निम्नांकित 7 ( सात) सरकारी 
सेवकों के विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या -49 / 11 दिनांक 01.08.2011 दर्ज की गयी । 

(1) डा 0 प्रबोध कुमार सिंह, तदेन जिला पशुपालन पदा०, मुजफ्फरपुर ( दि 0 31.08.2010 को सेवा निवृत) । 
( 2) डा 0 सुभाष चन्द्र चौधरी, तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (दि 0 31.01.2010 को सेवानिवृत) । 


16 


बिहार गजट, 15 जून 2016 


- 


। 


(3) डा0 शारदा कुमार, तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी, दरभंगा (दि 0 30.06.2008 को सेवा निवृत) । 
( 4) डा 0 गोरख प्रसाद यादव, तत्कालीन पशुपालन पदाधिकारी, बेतिया (दि 0 30.06.2009 को सेवा निवृत ) । 
(5) डा 0 दिलीप कुमार झा , तत्कालीन पशुपालन पदाधिकारी, मधुबनी (दि 0 31.07.2012 को सेवा निवृत ) । 
(6) डा0 प्रेम कुमार, तत्कालीन पशुपालन पदाधिकारी, हाजीपुर (दि 0 31.07.2009 को सेवा निवृत) । 
(7) डा0 प्रेम कुमार झा, तत्कालीन पशुपालन पदाधिकारी, मोतिहारी ( सेवारत् ) । 

2. उपरोक्त कंडिका 1 में उल्लेखित क्रमांक- (1) से (6) पर अंकित पदाधिकारी सेवा निवृत हो चुके हैं अतएव उनके विरूद्ध 
विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना से परामर्श की अपेक्षा की गयी । 

3. उक्त आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी ) के तहत मामला कालबाधित होने के कारण बिहार पेंशन 
नियमावली के नियम 139 (ग) के आलोक में कार्रवाई करने का परामर्श सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारादिया गया । 

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय पत्रांक -633निगो० दिनांक 11.09.2014 के द्वारा डा ० 
दिलीप कुमार झा से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (ग) के तहत स्पष्टीकरण की माँग की गयी । 

5. उक्त आलोक में डा 0 झा से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 24.09.2014 की समीक्षा सरकार स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरांत 
पाया गया कि भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी ( चलंत ) का पद जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में स्वीकृत है, आरोप की 
अवधि में उक्त पद पर डा 0 झा पदस्थापित थे । जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय में दवा क्रय से संबंधित सभी कार्य के प्रभारी 
पदाधिकारी भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी ( चलंत ) ही होते हैं अतएव डा 0 झा की संलिप्तता स्वभाविक रूप से हो जाती है । उक्त 
परिप्रेक्ष्य में डा ० झा के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा दवा क्रय में बरती गयी वित्तीय अनियमितता एवं पद के 
दुरूपयोग करने के आरोपों के लिए राज्य सरकार द्वारा डा 0 दिलीप कुमार झा के पूर्णपेंशन को जब्त करने का निर्णय लिया गया है । 

6. उक्त निर्णय के आलोक में डा 0 दिलीप कुमार झा , तत्कालीन पशु शल्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत 
के पूर्ण पेंशन को जब्त करने संबंधी अनुशासनिक दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक -32 निगो० दिनांक 19.02.2016 के द्वारा बिहार 
लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श / सहमति की अपेक्षा की गयी । 

7. उक्त आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक -5 प्रो 0 37-01 / 2016 ( 38 ) / लो 0 से 0 आ 0 दिनांक 05.04.2016 के 
द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि "बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत पेंशन से कटौती के विनिश्चित दण्ड 
प्रस्तावों में आयोग की सहमति अथवा अभिमत प्राप्त किये जाने का प्रावधान नहीं है । " 

8. आयोग से प्राप्त उक्त परामर्श / सहमति के आलोक में मामले की समीक्षा सरकार स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरांत डा 0 
झा के पूर्ण पेंशन को जब्त करने संबंधीनिर्णय को यथावत् रखा गया । 

9. अतः उक्त निर्णय के आलोक में डा0 दिलीप कुमार झा, तत्कालीन पशु शल्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी सम्प्रति 
सेवानिवृत के पूर्णपेंशन को जब्त की जाती है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
ब्रजेश्वर पाण्डेय , अवर सचिव । 


सं ० कारा / निग ० को ० ( क ) -48 / 09-3384 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग ( कारा ) 


संकल्प 


2 जून 2016 


श्री घनश्याम राम, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक , मंडल कारा , आरा व मंडल कारा, सीतामढ़ी ( सम्प्रति 
सेवानिवृत्त ) के विरूद्ध उनके अधीक्षक, मंडल कारा , आरा एवं सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापन के दौरान कारा पर समुचित 
प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रखने, कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने एवं सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना कारा वाहन 
के साथ अपने मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी कारा महानिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के लिए 


बिहार गजट , 


15 जून 


2016 


17 


गठित आरोप - पत्र प्रपत्र क के आलोक में गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक -7409 दिनांक 16.09.2009 द्वारा 
विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी । 

आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल , पटना के पत्रांक 1909 दिनांक 28.08.2014 से प्राप्त संयुक्त आयुक्त (विभागीय 
जाँच) -सह - संचालन पदाधिकारी, पटना प्रमण्डल , पटना द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री राम के विरूद्ध गठित आरोपों में 
से आरोप संख्या -01 को प्रमाणित एवं आरोप संख्या -02 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया । बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली -2005 के नियम 18 ( 3) के प्रावधानों के तहत् विभागीय पत्रांक 5419 दिनांक 15. 
10.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री राम से उपर्युक्त प्रमाणित आरोप एवं 
अप्रमाणित पाये गये आरोप से असहमति के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । 

श्री राम के द्वारा दिनांक 10.11.2014 को द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह 
कहा गया है कि संचालन पदाधिकारी के निष्र्कष को न्याय संगत नहीं है किन्तु इसके लिए श्री राम द्वारा कोई साक्ष्य या 
अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है । 

चूँकि श्री राम दिनांक 30.06.2013 को सेवानिवृत्त हो चुके है । अतएव इनके विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय 
कार्यवाही को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5230 दिनांक 02.09.2015 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम -43 ( बी) के तहत् 
सम्परिवर्तित कर दिया गया । 

आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री राम द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जबाव की 
अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि श्री राम, मंडल कारा, सीतामढ़ी से दिनांक 20.09.2003 से 
26.09.2003 तक बिना जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचित किये मुख्यालय से कारा वाहन के साथ अनुपस्थित थे । इस 
दौरान दिनांक 26.09.2003 की रात्रि में बंदी रामेश्वर मंडल को ससमय अस्पताल नहीं ले जाने के कारण मृत्यु हो गयी । इस 
संदर्भ में श्री राम ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा जवाब में उल्लेख किया गया है कि आर्थिक अपराध, मुजफ्फरपुर के न्यायालय 
के पत्र संख्या 79 दिनांक 12.09.2003 जो कारा कार्यालय में दिनांक 19.09.2003 को प्राप्त हुआ था के अनुसार न्यायालय मे 
उन्हें दिनांक 22.09.2013 को सदेह उपस्थित होना था । जवाब के अनुसार दूरभाष पर जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से संपर्क 
नहीं होने के पश्चात् उनके द्वारा काराधीक्षक मिनट बुक के माध्यम से प्रभारी कारापाल को प्रभार देकर कारा से प्रस्थान कर 
गये । उल्लेखनीय है कि जब उन्हें विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपराध, मुजफ्फरपुर के माननीय न्यायालय में उपस्थित होना था 
तो निश्चित ही पूर्व से तिथि निर्धारित होगी । उक्त परिप्रेक्ष्य में आरोपित को जिला पदाधिकारी से अनुमति के पश्चात् ही 
मुख्यालय छोड़ना चाहिए था क्योंकि कारा जैसे संवेदनशील जगह को छोड़ने के पूर्व कारा के नियंत्री पदाधिकारी होने के नाते 
उनके द्वारा जिला पदाधिकारी को सूचित नहीं किया जाना उनकी मनमानी एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है । 

श्री राम का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से अनुमति प्राप्त करने के लिए 
तीन दिन का समय काफी था लेकिन श्री राम द्वारा बिना जिला पदाधिकारी को संज्ञान में लाये कारा छोड़कर चला जाना 
उनकी लापरवाही का द्योतक है । इसके अतिरिक्त मंडल कारा, आरा में दिनांक 05/06, जुलाई, 2008 की रात्रि में बंदी कक्ष 
संख्या -03 से दो बंदियों के पलायन के समय उच्च कक्षपाल एवं कक्षपाल मुख्य रूप से दोषी थे । लेकिन कारा में रात्रि गश्ती 
नहीं कराने तथा कारा पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रहने के लिए आरोपित पदाधिकारी, श्री राम विफल रहे जिसके लिए कारा 
हस्तक के नियम -60 एवं 61 के आलोक में वे दोषी है । 

वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री राम के द्वितीय कारण पृच्छा जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के द्वारा विहित एवं बिहार पेंशन नियमावली के प्रावधानों के तहत् निम्न 
वृहत् दंड निरूपित करने का विनिश्चय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया : 

पेंशन से 5 % (पाँच प्रतिशत ) राशि की कटौती 10 ( दस ) वर्षों के लिए 

उपर्युक्त विनिश्चय दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 581 दिनांक 28.01.2016 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग , 
पटना से परामर्श की माँग की गयी । बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 558 दिनांक 20.05.2016 द्वारा प्रस्तावित दंड पर 
सहमति संसूचित की गयी है । 

प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री घनश्याम राम, बिहार कारा सेवा, 
तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा , आरा व मंडल कारा, सीतामढ़ी ( सम्प्रति सेवानिवृत्त ) को निम्नांकित दंड अधिरोपित किया 
जाता है 

पेंशन से 5 % (पाँच प्रतिशत ) राशि की कटौती 10 ( दस ) वर्षों के लिए 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की 
जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव - सह -निदेशक (प्र ० ) । 


. " 


.. 


: 


.. 


18 


बिहार गजट , 15 जून 2016 


सं ० कारा / नि 0 को ०( क ) -56 / 10-3385 


संकल्प 

3 जून 2016 
श्री घनश्याम राम, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक , मंडल कारा, सहरसा ( सम्प्रति सेवानिवृत्त ) के विरूद्ध दिनांक 
26.06.2010 को मंडल कारा, सहरसा में संसीमित बंदी भूषण साह के पलायन में संलिप्तता के प्रतिवेदित आरोपों के लिए 
गठित आरोप - पत्र प्रपत्र क के आलोक में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक -2884 दिनांक 09.07.2010 के द्वारा श्री राम को 
निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2885 दिनांक 09.07.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी । 

अनुशासनिक प्राधिकार निर्णयानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या 4047 दिनांक 07.09.2012 द्वारा श्री राम को 
निलम्बन मुक्त करते हुए निलम्बन अवधि का विनियमन विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर अलग से निर्णय लिये 
जाने का आदेश संसूचित किया गया । 

आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल , पटना के पत्रांक 1910 दिनांक 28.08.2014 से प्राप्त संयुक्त आयुक्त (विभागीय 
जाँच) -सह - संचालन पदाधिकारी, पटना प्रमण्डल, पटना द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री राम के विरूद्ध गठित आरोपों 
को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया । उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली-2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत् विभागीय पत्रांक 5419 दिनांक 15.10.2014 द्वारा संचालन 
पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री राम से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । 

श्री राम के द्वारा दिनांक 10.11.2014 को द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया , जिसमें उनके द्वारा 
यह बताया गया है कि संचालन पदाधिकारी का निष्र्कष न्याय संगत नहीं है किन्तु इसके लिए श्री राम द्वारा कोई साक्ष्य या 
अभिलेख नहीं दिया गया है । 

चूँकि श्री राम दिनांक 30.06.2013 को सेवानिवृत्त हो चुके है । अतएव इनके विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय 
कार्यवाही को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5230 दिनांक 02.09.2015 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम -43( बी ) के 
तहत् सम्परिवर्तित कर दिया गया । 

आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री राम द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जबाव की 
अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि श्री राम के विरूद्ध गठित आरोप कि दिनांक 26.10.2010 को 
सुबह 07:00 बजे बंदी भूषण साह एवं गोनू साह को उन्होंने अपने आवास पर कार्य करने के लिए बुलाया था किन्तु आरोपित 
पदाधिकारी द्वारा इस आरोप से इन्कार किया गया है । उनके द्वारा बताया गया है कि षडयंत्र के तहत् गेट पंजी में कक्षपाल 
द्वारा अंकित कर बंदी को निकाला गया । इस संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा कारा हस्तक के नियम -302 के तहत् 
पलायन की जवाबदेही कर्त्तव्य पर उपस्थित कक्षपाल / उच्च कक्षपाल की बतायी गई है लेकिन संचालन पदाधिकारी द्वारा 
अपने जाँच प्रतिवेदन में कारा हस्तक के नियम -60 एवं 61 के आलोक में कारा के प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण में कमी के लिए 
आरोपित पदाधिकारी को जवाबदेह माना गया है । 

वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री राम के द्वितीय कारण पृच्छा जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के द्वारा विहित एवं बिहार पेंशन नियमावली के प्रावधानों के तहत् निम्न 
वृहत् दंड निरूपित करने का विनिश्चय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया : 

पेंशन से 5 % (पाँच प्रतिशत ) राशि की कटौती 10 ( दस ) वर्षों के लिए 

उपर्युक्त विनिश्चय दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 847 दिनांक 08.02.2016 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग , 
पटना से परामर्श की माँग की गयी । बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 557 दिनांक 20.05.2016 द्वारा प्रस्तावित दंड पर 
सहमति संसूचित की गयी है । 

प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री घनश्याम राम, बिहार कारा सेवा, 
तत्कालीन अधीक्षक , मंडल कारा, सहरसा ( सम्प्रति सेवानिवृत्त ) को निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है : 

पेंशन से 5 % (पाँच प्रतिशत ) राशि की कटौती 10 ( दस ) वर्षों के लिए 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की 
जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र ०) । 


- 


.. 


.. 


.. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 13-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


